रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सयाजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


। 


. 


. 


भाग 1 - खण्ड 4 
PARTIIKSection 4 


। । . 


1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


स , 46 ] 
No . 46 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , मई 28, 1999 / ज्येष्ठ 7 , 1921 
NEW DELHI, FRIDAY ,MAY 28 , 1999 / JYAISTHA 7 , 1921 


राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 मई, 1999 
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी ( आचरण , अनुशासन और अपील ) ( संशोधन ) विनियमन , 1999 


सं . दिल्ली : राडेविबो. - राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 ( 1987 का 37 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस संबंध 
में अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक मण्डल एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं , यथा : 

1. लघु शीर्षक एवं आरंभ : 
( 1 ) इन विनियमनों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी ( आधरण, अनुशासन और अपील ) ( संशोधन) विनियमन , 1999 कहा जाएगा । 
( 2) जब तक कि इन पिनियमनों में अन्यथा न कहा जाए , इसमें वर्णित प्रावधान भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से लागू होंगे । 
2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड , अधिकारी ( आचरण, अनुशासन और अपील ) विनियमन, 1988 में संशोधन : 
( 1 ) विनियमन 28 के पश्चात् निम्नलिखित विनियमन को रखा जाए : 

" 28 -ए. महिला कार्मिकों का यौन उत्पीड़न जिसमें शारीरिक संबंध और प्रस्ताव, यौन तुष्टि हेतु मांग और अनुरोध , रंगीन कामुक 
टिप्पणियों, अश्लील चित्र एवं साहित्य - प्रदर्शन एवं कार्यस्थल पर अन्य किसी प्रकार का अभद्र ( शारीरिक, शाब्दिक और सांकेतिक ) कामुक 

प्रकृति का आचरण जैसे अनिच्छित काम - संकेतक व्यवहार ( चाहे वे प्रत्यक्ष हों या परोक्ष ) सम्मिलित हैं । " 
( 2 ) विनियमन 31 ( 57 ) के पश्चात् निम्नलिखित विनियमन को रखा जाए : 

" 31 ( 58 ). महिला कार्मिकों का यौन उत्पीड़न जिसमें शारीरिक संबंध और प्रस्ताव, यौन तुष्टि हेतु मांग और अनुरोध, रंगीन 
कामुक टिप्पणियाँ, अश्लील चित्र एवं साहित्य - प्रदर्शन एवं कार्यस्थल पर अन्य किसी प्रकार का अभद्र ( शारीरिक , शाब्दिक और सांकेतिक ) 
कामुक प्रकृति का आचरण जैसे अनिच्छित काम - संकेतक व्यवहार ( चाहे वे प्रत्यक्ष हों या परोक्ष ) सम्मिलित हैं । " 


अमृता पटेल, अध्यक्षा 
[ विज्ञापन -- 3/ 4/ असा./132/ 99 ] 


1594 G / 99 


